निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 814 ) 


15 आश्विन 1936 ( श० ) 
पटना , मंगलवार , 7 अक्तूबर 2014 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

28 अगस्त 2014 
सं0 22 / नि०सि० ( पू0 ) - 01 - 12 / 2007 / 1189 — श्री मो0 शब्बीर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई अवर 
प्रमण्डल, मुरलीगंज के विरूद्व वर्ष 2006 - 07 में नहर सम्पोषण कार्यो में राशि की लूट करने से संबंधित आरोप के लिए 
विभागीय पत्रांक 697 दिनांक 22.8.08 द्वारा निम्न गठित आरोप के लिये स्पष्टीकरण पूछा गया: 

मधवापुर लधु नहर के वि० दू0 2. 00 से 10.00 तक नहर तल सफाई एवं बांध सुदृढ़ीकरण के लिए कुल 
44, 838 / - रूपयो की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा की गयी, परन्तु बिना कार्य कराये उक्त रूपये का फर्जी भुगतान 
आपके द्वारा किया गया । अतः कुल 44, 838 / - रूपयों के फर्जी भुगतान हेतु आप दोषी है । 

श्री मो0 शब्बीर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । 
समीक्षा में पाया गया कि मो0 शब्बीर द्वारा बिना विहित प्रक्रिया अपनाये अनियमित रूप से कार्य कराये जाने एवं आंशिक 
कार्य के विरूद्व पूर्ण भुगतान किये जाने के प्रमाणित आरोप के लिये आपको दोषी मानते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय 
सरकार द्वारा लिया गया है: 

" दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक | 
। उक्त निर्णय के आलोक में श्री मो0 शब्बीर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई अवर प्रमण्डल , मुरलीगंज 
को दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड दिया जाता है । 

उक्त दण्ड श्री मो0 शब्बीर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई अवर प्रमण्डल , मुरलीगंज को संसूचित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द्र झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 814-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


